रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


RU 


NADU 


MER 


SIL 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II — खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , सितम्बर 7 , 2018 / भाद्र 16 , 1940 
NEW DELHI , FRIDAY , SEPTEMBER 7, 2018/BHADRA 16, 1940 


सं . 622] 
No. 622 ] 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 6 सितम्बर , 2018 


सा . का . नि . 847( अ ). - सांख्यिकी संग्रहण नियम , 2011 के नियम 5 और 7 के साथ पठित सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम , 2008 
( 2009 का 7 ) की धारा 3 और 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (जिसे 
इसमें इसके पश्चात मंत्रालय के रूप में संदर्भित किया गया है ), एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि सम्पूर्ण भारत ( जम्मू और कश्मीर को 
छोड़कर) के सभी पब्लिक इकाइयों (केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों या विभागों या स्वशासी निकायों या संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों 
या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या नगर निगमों और पंचायतों के स्वामित्व या प्रबंधित या द्वारा प्रायोजित ) और प्राइवेट 
इकाइयों (योग , नेचुरोपैथी , एक्यूपंक्चर , स्पा एवं थिरैपी , मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिकों , मोबाइल अस्पतालों और स्वास्थ्य शिविरों को 
छोड़कर ) जो चिकित्सा की एलोपैथिक , आयुष और मिश्रित पद्धति की सेवाओं या स्वास्थ्य सेवा गतिविधियों में लगी है तथा वो इकाईयां 
जो कि एलोपैथिक और आयुष पद्धति के औषध व दवाओं और स्वास्थ्य सेवा उत्पादों की उचित बिक्री में लगी हैं (जिसे इसमें इसके पश्चात 
स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों के रूप में संदर्भित किया है ) की अधिसूचना की तारीख से ३१ मार्च, २०१९ तक की अवधि के दौरान गणना 
अधिसूचना की अनुसूची -1 में वर्णित विवरणों के अनुसार (जिसे इसमें इसके पश्चात राष्ट्रीय स्वास्थ्य संसाधन कोष गणना या 
एनएचआरआर गणना के रूप में संदर्भित किया गया है) संयाचना आधारी अनुसूचियों द्वारा की जाएगी ; अर्थात (i) लाइन लिस्टिग 
अनुसूची ; और (ii) प्रश्नावलियों की 10 विभिन्न अनुसूचियां और सूचना प्रदाता के द्वारा इन प्रश्नावलियों की विभिन्न अनुसूचियों को 
ऑनलाइन भरा जायेगा । 
2. मंत्रालय , इस अधिसूचना की अनुसूची- II के अनुसार केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों या विभागों या स्वशासी निकायों या संगठनों 
या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के प्रमुख एवं राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों ( जम्मू और कश्मीर को छोड़कर ) के स्वास्थ्य सचिवों को साथ ही 
कार्यालय में उनके सम्नुदेशितों को इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के तहत उक्त निर्देश के संदर्भ में पूर्वोक्त गणना के प्रयोजन के 
संदर्भ में वर्णित भौगोलिक इकाइयों के संबंध में सांख्यिकी अधिकारी के रूप नियुक्त करती है । 


॥ प्रदा 


3. केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों या विभागों या स्वशासी निकायों या संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के प्रमुख, सांख्यिकीय 
अधिकारी के क्षेत्राधिकार में आने वाले प्रत्येक सूचना प्रदाता द्वारा प्रदत्त एनएचआरआर गणना के संबंध में स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों से 
संबंधित सूचना का सत्यापन करने और डाटा संग्रहण में लगे चयनित परामर्शदाता एजेन्सी के फील्ड अन्वेषक एवं पर्यवेक्षकों को फोटो 


5266 GI/18 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(i) ] 


पहचान - पत्र या प्राधिकार - पत्र जारी करने के लिए तथा गणना के कार्य की निगरानी करने के लिए ऐसे अधिकारी को प्राधिकृत करेगा जो 
अवर सचिव या समतुल्य पद से नीचे के पद का न हो । 
4 . राज्य स्वास्थ्य सचिव अपने राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रत्येक जिले में एनएचआरआर गणना कार्य हेतु तथा सांख्यिकीय 
अधिकारी के क्षेत्राधिकार में आने वाले प्रत्येक सूचना प्रदाता द्वारा प्रदत्त एनएचआरआर गणना के संबंध में स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों से 
संबंधित सूचना का सत्यापन के लिए डाटा संग्रहण में लगे किसी चयनित परामर्शदाता एजेन्सी के फील्ड अन्वेषकों एवं पर्यवेक्षकों को फोटो 
पहचान पत्र या प्राधिकार- पत्र जारी करने के लिए मैजिस्ट्रेट या जिला- मैजिस्ट्रेट या कलेक्टर को प्राधिकृत करेगा । 
5. अधिसूचना की अनुसूची-1 के बिंदु 3 में उल्लिखित विवरणानुसार एनएचआरआर गणना या तो टैब्लेट ऐप के माध्यम से 
संयाचना द्वारा या वेब -पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण द्वारा या दोनों , यथास्थिति , की जाएगी । 


6. एनएचआरआर गणना से संबंधित किसी भी कार्यकलाप में लगे सभी व्यक्ति , सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 ( 2009 का 
7 ) और सांख्यिकी संग्रहण नियमावली , 2011 के अधीन प्रावधानों द्वारा अधिशासित होंगें । 


अनुसूची - 1 


1. सांख्यिकी संग्रहण का विषय और उद्देश्य : एनएचआरआर गणना सभी स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों के सम्पूर्ण प्रगणन की एक प्रक्रिया है । 

उक्त गणना के दौरान पूरे देश के सभी प्राइवेट और पब्लिक स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों ( आयुर्वेद, योग, नैचुरोपैथी, एक्यूपंक्चर, स्पा व 
थिरैपी और मोबाइल हेल्थ क्लिनिकों , मोबाइल अस्पतालों और स्वास्थ्य शिविरों में लगे हुए स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों को छोड़कर), 
भेषजियों और दौरे के दिन उपलब्ध चिकित्सकों को , चाहे वे रजिस्ट्रीकृत हों या नहीं तथा उनकी अवस्थिति , आकार , रोजगार या 
कारोबार को ध्यान में रखे बगैर समाविष्ट किया जाएगा । सभी स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों से संबंधित आंकडे जो प्रतिष्ठान का प्रकार , 
स्वामित्व का प्रकार , अवस्थिति , श्रमबल , उपस्कर, साधारण /विशिष्ट सहयोग सेवाएं , रजिस्ट्रीकरण संख्या , मोबाइल नंबर , इमेल , भू 
निर्देशांक से संबंधित हैं तथा इसी प्रकार के अन्य विवरणों का संग्रहण किया जाएगा । 


एनएचआरआर गणना का उद्देश्य निम्नानुसार है: 


क ) देश में स्वास्थ्य सेवा संसाधनों (पब्लिक और प्राइवेट क्षेत्रक दोनों ) पर प्रदत्त व्यापक आंकड़ों द्वारा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में 

साक्ष्य आधारित योजना और निर्णय लेने को बढ़ावा देना । 


स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच में सुधार हेतु पब्लिक - प्राइवेट भागीदारी पहल को सुगम बनाने हेतु निजी 
क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवा संसाधनों की दृश्यता प्रदान करना । 
योजना में सुधार , स्वास्थ्य सेवा संसाधनों के प्रावधानीकरण द्वारा स्वास्थ्य तंत्र की दक्षता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी 
आधारित समाधान प्रदान करना । 
स्वास्थ्य सेवा संसाधनों पर समग्र सूचना तक पहुंच देकर समयबद्ध निर्णय क्षमता और समुदायिक जागरुकता में वृद्धि 
लाना । 


बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन हेतु डाटा संग्रहण और विनिमय सेवाओं के अर्थपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने हेतु सूचना साझा 

करने के लिए सामान्य मंच प्रदान करना । 
च ) पारस्परिकता प्रदान कर समान कार्यक्रमों के बीच समाभिरूपता को बढ़ावा देना । 

अद्यतन स्वास्थ्य सेवा संसाधन अवस्था प्रदान कर केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर कार्यक्रम नियोजन और कार्यान्वयन की 

प्रभावशीलता बढ़ाना । 
ज ) किसी निर्दिष्ट भू- क्षेत्र के सभी स्वास्थ्य सेवा संसाधनों ( पब्लिक तथा प्राइवेट ) पर सूचना प्रदान कर प्रभावी रूप से 

आपातकालीन प्रबंधन हेतु मंच प्रदान करना । 
झ ) नियमित अद्यतित स्वास्थ्य अवस्थिति सूचकों का प्रयोग कर वैश्विक मंच पर मानकीकृत आंकडे , संसाधनों का वितरण 

और प्रवृत्ति प्रदान करना । 


2. सांख्यिकी संग्रहण हेतु भौगोलिक क्षेत्र : जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य 

संसाधन कोष गणना का संचालन किया जाएगा । 
3. आंकड़ा संग्रहण की पद्वति: राष्ट्रीय स्वास्थ्य संसाधन कोष गणना का संचालन डाटा संग्रहण की निम्नलिखित दो रीतियों द्वारा 

किया जायेगा: 


[ भाग II - खण्ड 3 (i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( अ ) टैब्लेट ऐप के माध्यम से संयाचना द्वारा 

( ब) वेब-पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण द्वारा 
डाटा संग्रहण की सम्पूर्ण प्रक्रिया में डाटा संग्रहण की दोनों रीतियां समवर्ती रूप से चलती रहेंगी । 


( क ) टैब्लेट ऐप के माध्यम से संयाचना द्वारा : - फील्ड अन्वेषक एवं पर्यवेक्षक पहले से अभिकल्पित बुनियादी अनुसूचियों , अर्थात (i) 

लाइन लिस्टिग अनुसूची ; और (ii) 10 विभिन्न प्रश्नों की अनुसूचियों (पब्लिक तथा प्राइवेट स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों के प्रकार के 
अनुसार) को परिगणना के दिन मौजूद सभी स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों में संयाचना करके और सूचनाप्रदाता जैसे कि प्रतिष्ठान के 
मालिक या मैनेजर या कोई अधिकृत व्यक्ति , यथास्थिति , से उनके स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान में जाकर मौखिक पूछताछ या 
साक्षात्कार के जरिये, संबंधित अनुसूचियों के लिये डाटा एकत्रित करेगा । 

टैब्लेट ऐप एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें ऑनलाइन डाटा कलेक्शन एप्लीकेशन इन्सटाल्ड किया गया है । डाटा कलेक्शन 
एप्लीकेशन नैशनल रिमोट सेंसिंग कॉरपोरेशन द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है । 

एनएचआरआर गणना हेतु प्रत्येक और सभी स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों तक पहुंच बनाने के लिए भारत के महापंजीयक द्वारा तैयार 
परिगणना ब्लॉक लेआउट नक्शे का प्रयोग किया जाएगा । शहरी क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड और ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक गांव में परिगणना 
ब्लॉक लेआउट नक्शे का उपयोग कर स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों का पता लगाया जाएगा, अर्थात : - 


(i) 


प्रथम चरण में , दौरे के दिन मौजूद एनएचआरआर गणना के अधीन सभी स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों को लाइन लिस्टिग 
अनुसूची की अपेक्षानुरूप विवरण जैसे नाम और पता , संपर्क विवरण , भू-निर्देशांक , फोटो और स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों 
के प्रकार के अनुसार टैब्लेट ऐप के माध्यम से सूचीबद्ध किया जाएगा । 


द्वितीय चरण में , एनएचआरआर गणना के पात्र सभी स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों की उनके प्रकार के अनुसार , यथास्थिति , 
संयाचित 10 विभिन्न अनुसूचियों की अपेक्षानुरूप टैब्लेट ऐप के माध्यम से पुन : परिगणना की जाएगी , अर्थात : 


(i) अनुसूची 01 - स्वास्थ्य उप केंद्र; ( ii) अनुसूची 02- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ; (iii ) 
अनुसूची 03- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र या शहरी सीएचसी; (iv ) अनुसूची 04- उपखंड अस्पताल और जिला अस्पताल ; 
( v) अनुसूची 05- चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल या सुपर स्पेश्यालिटि अस्पताल या निजी अस्पतालों ; ( vi) अनुसूची 
06 - क्लिनिक या पॉलीक्लिनिक या डे-केयर केन्द्र या डिस्पेंसरी ; ( vii ) अनुसूची 07 - डायग्नॉस्टिक लैब ( पैथोलॉजी एवं 

रेडियोलॉजी); (viii) अनुसूची 08- ब्लड बैंक; ( xi) अनुसूची 09 - भेषजी; एवं (x) अनुसूची 10- चिकित्सक । 
( ख ) वेब- पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण द्वारा : - सरकार ने एक वेब-पोर्टल भी डिजाइन एवं विकसित किया है ताकि 
सूचनाप्रदाता स्वयं ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण कर सकें । स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों के प्रकार से सुसंगत प्रश्नों की अनुसूचियों जैसे कि 
अनुसूची - | के मद 3 ( क ) (ii) में वर्णित है, वेब -पोर्टल में उपलब्ध हैं । सूचना प्रदाता वेब-पोर्टल लिंक ( https:// nhrr. ncog. gov.in ) 
पर भी स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों के प्रकार से सुसंगत आंकड़ो को ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण के माध्यम से भर सकेगा। 
4 ) सूचना प्रदाता की प्रकृति जिनसे आंकड़ें एकत्र किए जा सकते हैं : - डाटा संग्रहण की दोनों विधियों में स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों के 

प्रमुख जैसे उनके मालिक या प्रबंधक या ऐसा कोई व्यक्ति , यथास्थिति , जिसे सूचना प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया है , 
से आंकड़े संग्रहित किए जाएंगे । 


5 ) वह अवधि जिसके दौरान सांख्यिकी संग्रहण पूरा किया जाना है: एनएचआरआर गणना के अधीन डाटा संग्रहण या रजिस्ट्रीकरण 

की अवधि अधिसूचना की तारीख से ३१ मार्च २०१९ तक होगी । 


6 ) संदर्भ अवधि: सूचना के मदों के लिए संदर्भ अवधि कमोबेश गणना अवधि के अनुरूप ही होगी , क्योंकि परिचालन मापदंड जैसे 

स्वास्थ्य सेवा गतिविधि/ सुविधा का प्रकार, स्वामित्व , श्रमबल , भौतिक अवसंरचना , उपस्कर , साधारण या विशिष्ट सहयोगी 

सेवाएँ एवं ऐसे अन्य विवरण 1 अप्रैल , 2018 को पाई गई जमीनी हकीकत के अनुरूप होगी । 
7) संग्रहित की जाने वाली सूचना का स्वरूप : सूचनादाता से प्रश्नों की अनुसूचियों के संयाचना या ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण से 

संग्रहित किए जाने वाले आंकड़ों के विवरण में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे: 
क ) स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों का मूलभूत विवरण जैसे भौगोलिक अवस्थिति , काम करने के घंटे, चौबीसों घंटे विद्युत आपूर्ति 

सुनिश्चित करने के उपाय , जलापूर्ति का स्रोत एवं भंडारण , लाइसेंस/ रजिस्ट्रीकरण एवं ऐसे अन्य विवरण । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(i) ] 


ख ) 


भूमि एवं भवन , बिस्तरों की संख्या , क्वार्टर , परिवहन , चिकित्सीय कचड़ा का निपटान , स्वच्छता एवं अन्य विविध 
वस्तुओं जैसी भौतिक अवसंरचनाओं का विवरण । 
विभागवार चिकित्सीय/ डायग्नॉस्टिक एवं अन्य सहयोगी सेवाएं इत्यादि की उपलब्धता । 
विभिन्न राष्ट्रीय संचारी एवं असंचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम की अवस्थिति । 


चिकित्सा, गैर -चिकित्सा एवं अन्य के संदर्भ में श्रमबल की स्थिति । 


च ) प्रत्येक विभाग चाहे वे कार्यात्मक हों या न हों , के संदर्भ में उपस्करों की स्थिति । 


नागरिक चार्टर , सुझाव /शिकायत पेटी , प्रत्यायन/ प्रमाणपत्रीकरण के प्रकार के संदर्भ में गुणवत्ता नियंत्रण । 


ईएचएमआईएस , रोगों का कोड वर्गीकरण ( आईसीडी - 10 / आईसीएफ ) एवं अवसंरचनाओं, इत्यादि के संदर्भ में तकनीक । 


झ ) प्रत्येक विशेषीकृत चिकित्सकों का विवरण । 


सूचना प्रदाता द्वारा प्रदत्त सूचना की भाषा: प्रत्येक सूचना प्रदाता अपने क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा में उत्तर देगा क्योंकि 
साक्षात्कारकर्ता उसी क्षेत्र का रहने वाला होगा । वेब - पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण के लिये सूचना प्रदाता को 
अंग्रेजी में ही सूचना भरनी होगी । 
सूचना प्रदाता की बाध्यता: इस एनएचआरआर गणना में आंकड़ों के संग्रहण की दोनों विधियों में प्रत्येक सूचना प्रदाता अपनी 
स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान से सुसंगत प्रश्नों की अनुसूचियों के अपेक्षानुरूप सही तथ्य या आंकड़े अपनी सर्वोत्तम जानकारी और समझ 

तथा बिना किसी पक्षपात या पूर्वाग्रह के प्रदान करेगा । 
10. व्यापार अभिलेखों और अन्य अभिलेखों की प्रकृति जिनका निरीक्षण किया जा सकता है: स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों के संभावित 

व्यापार अभिलेख जिनका निरीक्षण किया जा सकता है , वे स्वामित्व का प्रकार, स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान के निगमीकरण या किसी 
अधिनियम के अधीन इसका पंजीकरण के दस्तावेज , प्रत्यायन का प्रकार , लाइसेंस तथा प्रदत्त सूचना की सटीकता या सुस्पष्टता 
का पता लगाने के लिए अन्य सुसंगत संदर्भित अभिलेख या दस्तावेज हो सकते हैं । 


11. निरीक्षण की रीति : सांख्यिकी अधिकारी या प्रभारी अधिकारी या पर्यवेक्षक या प्रबंधक , स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान और प्रत्येक 

चिकित्सक द्वारा प्रदत्त किसी सूचना की सटीकता या पूर्णता का सत्यापन हेतु सूचनादाता द्वारा भरी गई सूचनाओं को मौके पर 
दी गई सूचनाओं से प्रतिपरीक्षण कर सकते हैं या अनुरोध पर उन्हें उपलब्ध कराए गए उपयुक्त दस्तावेजों को देख इस संबंध में 
संबंधित प्राधिकृत व्यक्ति से इसकी पुष्टि या स्पष्टीकरण मांग सकते हैं । 


12. सूचना का प्रकटीकरण एवं प्रयोग पर प्रतिबंध: सांख्यिकी अधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति या एजेंसियां प्रदत्त 

सूचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे तथा ऐसी सूचनाओं का प्रकटीकरण संविदा में उपबंधित सांख्यिकी संग्रहण की अवधि के 
दौरान तथा संविदा की समाप्ति या पूर्ण होने पर, यथास्थिति; सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम , 2008 की धारा 9, 10, 11, 13 
एवं 14 के आधीन विनिर्दिष्ट प्रतिबंधों के अध्याधीन होगा । 


अनुसूची -|| 


अ . केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों के प्रमुखों की सूची 


क्रम 


सांख्यिकी अधिकारी का नाम और पदनाम 


क्षेत्राधिकार ( मंत्रालय ) 


पता 


पता 


रक्षा 


101, साउथ ब्लॉक , नई दिल्ली 


श्री संजय मित्रा, भा .प्र . सेवा 
सचिव 
श्री रंजनेश सहाई 
सचिव 


गह 


श्री राजीव गाबा , भा . प्र. सेवा 
सचिव 
श्री हीरालाल समारिया , भा . प्र. सेवा 
सचिव 


रेल भवन , रायसीना रोड , 
नई दिल्ली 
नॉर्थ ब्लॉक , कैबिनेट सचिवालय , रायसीना हिल , 
नई दिल्ली 
श्रमशक्ति भवन , 
रफी मार्ग, नई दिल्ली - 110001 


श्रम और रोजगार 


[ भाग II - खण्ड 3 (i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


पता 


ब. राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य स्वास्थ्य सचिवों की सूची 
क्रम सं . सांख्यिकी अधिकारी का नाम और क्षेत्राधिकार 

पदनाम 

( राज्य/ संघ 

राज्य क्षेत्रों 
| श्रीमती पूनम मालकोंन्देया 

आंध्र प्रदेश 
प्रधान सचिव और स्पेशल मुख्य सचिव 


श्री आर के मीणा 
प्रधान सचिव ( स्वास्थ्य ) 


अंडमान एवं 
निकोबार द्वीप 

समूह 


श्री आशीष चन्द्र वर्मा 
आयुक्त 
( स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ) 


अरुणाचल 
प्रदेश 


स्वास्थ्य चिकित्सा और परिवार कल्याण विभाग , आंध्र 
प्रदेश सरकार , 
5वां ब्लॉक, भूतल , कमरा सं . 157 , ए. पी . सचिवालय , 
वेलागपुडी , अमरावती- 522503, आंध्र प्रदेश 
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग , 
अंडमान एवं निकोबार प्रशासन , 
सचिवालय , पोर्ट ब्लेयर - 744101, अंडमान और निकोबार 
द्वीप समूह 
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग , 
अरुणाचल प्रदेश सरकार , 
सिविल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग ब्लाक न . 2 यूनिट न . 5, थर्ड 
फ्लोर , जिला पपुम्परे , ईटा नगर- 791111 , अरुणाचल 
प्रदेश 
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग , 
असम सरकार , 
सी . एम ब्लॉक , तृतीय तल , असम सचिवालय , दिसपुर , 
गुवाहाटी - 781006 , असम 
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग , 
बिहार सरकार , 
विकास भवन , नया सचिवालय , 
पटना - 800015, बिहार 
संघ राज्य क्षेत्र सचिवालय , डीलक्स बिल्डिंग , 
सेक्टर - 9, चंडीगढ़ - 160017 


असम 


श्री समीर कुमार सिन्हा 
आयुक्त और सचिव 
( स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ) 


बिहार 


श्री संजय कुमार 
प्रधान सचिव 
( स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ) 


चंडीगढ़ 


श्री अरुण कुमार गुप्ता 
गृह सचिव- सह- सचिव 
( स्वास्थ्य और परिवार कल्याण ) 
श्रीमती निहारिका बसिक सिंह 
प्रधान सचिव 


7 


डॉ . सज्जन सिंह यादव 
सचिव 
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण 
डॉ . सज्जन सिंह यादव 
सचिव 
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण 


छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग , छत्तीसगढ़ सरकार , 

कमरा सं . एस4- 18 , महानदी भवन मंत्रालय , नई रायपुर 

492002, छत्तीसगढ़ 
दादरा और | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग , सचिवालय संघ 
नगर हवेली प्रदेश दादर और नगर हवेली , सिलवासा - 396230, 

दादरा और नगर हवेली 
दमन व द्वीप । प्रशासक के सलाहकार का कार्यालय , 

दमन एवं द्वीप प्रशासन , प्रथम तल सचिवालय , मोतीदमन 

396220 , दमन और द्वीप 
दिल्ली 

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग , 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली , 
कमरा सं.- 907, ए विंग , 9वां तल , दिल्ली सचिवालय , 

आई . पी . एस्टेट , नई दिल्ली - 110002 
गोवा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, 

गोवा सरकार , 


10 


श्री संजीवखिर्वा 
सचिव 
( स्वास्थ्य और परिवार कल्याण ) 


11 


| श्री जे . अशोक कुमार 
सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(i)] 


गुजरात 


( स्वास्थ्य और परिवार कल्याण ) 
डॉ . जयंती एस. रवि 
प्रधान सचिव 
( लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण) व 
आयुक्त ( स्वास्थ्य ) 


हरियाणा 


श्री रूप राम जोवेल 
प्रधान सचिव 
( स्वास्थ्य और परिवार कल्याण ) 


सचिवालय , पोरवोरिम - 403521 , गोवा 
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग , गुजरात 
सरकार , 
ब्लॉक नंबर 7, 8वां तल , नया सचिवालय , गांधीनगर 
382010 , गुजरात 
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, 
हरियाणा सरकार , 
कमरा सं.- 102 , प्रथम तल , नया हरियाणा सचिवालय 
बिल्डिंग , सेक्टर -17 , चंडीगढ़ 
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग , 
हिमाचल प्रदेश सरकार , 
एच . पी . सचिवालय , कमरा सं . 623 आईडेल भवन , 
शिमला - 171002, हिमाचल प्रदेश 


हिमाचल 
प्रदेश 


श्री बी . के . अग्रवाल 
प्रधान सचिव 
( गृह व स्वास्थ्य और परिवार कल्याण व 
चिकित्सा शिक्षा ) 


15 


झारखंड 


श्रीमती निधि खरे 
अपर मुख्य सचिव ( स्वास्थ्य ) 


16 


कर्नाटक 


श्री जावेद अख्तर 
प्रधान सचिव 
( स्वास्थ्य व परिवार कल्याण ) 


17 


केरल 


डॉ . राजीव सदानंदन 
अपर मुख्य सचिव ( स्वास्थ्य ) 


____ 18 


लक्षद्वीप 


श्री विवेक पांडेय 
सचिव (स्वास्थ्य ) 
श्रीमती गौरी सिंह 
प्रधान सचिव 
( स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ) 


19 


मध्य प्रदेश 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग , 
झारखंड सरकार , 
नेपाल हाउस , डोरंडा , रांची - 834002, झारखंड 
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग , 
कर्नाटक सरकार , 
कमरा सं . 105, प्रथम तल , विकास सौदा , 
बंगलौर -560001, कर्नाटक 
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, 
केरल सरकार , 
कमरा सं . 656, साउथ ब्लॉक , तीसरा तल , सरकारी 
सचिवालय भवन , तिरुवनंतपुरम - 695001 , केरल 
लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र , 
कावारत्ती - 682555 , लक्षद्वीप 
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग , 
मध्य प्रदेश सरकार , 
कमरा सं . 241, मंत्रालय ( वल्लभ भवन ), अरेरा हिल्स , 
भोपाल - 462 004, मध्य प्रदेश 
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, महाराष्ट्र 
सरकार , 
10वां तल , बी विंग , जी . टी . अस्पताल परिसर भवन , 
मुंबई- 400001 , महाराष्ट्र 
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग , 
मणिपुर सरकार , 
मणिपुर सचिवालय , इम्फाल - 795001 
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग , 
मेघालय सरकार , 
कमरा सं . 328, मुख्य सचिवालय भवन , 


20 


महाराष्ट्र 


डॉ . प्रदीप कुमार व्यास 
अपर मुख्य सचिव 
( लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण ) 


21 


मणिपुर 


श्री वुम्लुन्मंग वुल्नमा 
आयुक्त 
( स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ) 


22 


मेघालय 


श्री पी . W. इंगटी 
अपर मुख्य सचिव ( स्वास्थ्य और परिवार 
कल्याण) 


[ भाग II - खण्ड 


3 (i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


23 


मिज़ोरम 


श्री एल . फ़नई 
आयुक्त और सचिव 
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ) 


24 


नगालैंड 


श्री आई. हिमातो ज्ज़िमोमी 
आयुक्त व सचिव 


25 


ओडिशा 


डॉ . प्रमोद कुमार मेहरदा 
प्रधान सचिव 
( स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ) 


शिलॉन्ग- 793001, मेघालय 
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग , 
मिजोरम सरकार , 
कमरा सं . 205 , मिजोरम नया सचिवालय , 
आइजॉल - 796001, मिजोरम 
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, 
नागालैंड सरकार , 
नागालैंड सिविल सचिवालय , 
कोहिमा - 797001 , नगालैंड 
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग , 
ओडिशा सरकार , 
सचिवालय भवन , भुवनेश्वर - 751001, ओडिशा 
मुख्य सचिवालय , 
पुडुचेरी सरकार, पुडुचेरी - 605001 
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग , 
पंजाब सरकार , 
कमरा सं . ५१० , पांचवा तल , मिनी सचिवालय पंजाब , 
सेक्टर 9 , चंडीगढ़- 160009, पंजाब 
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग , 


26 


श्री . विजेंद्र सिंह रावत 
सचिव ( स्वास्थ्य ) 


पुडुचेरी 


27 


पंजाब 


श्री सतीश चन्द्र 
प्रधान सचिव 
( स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ) 


28 


राजस्थान 


श्रीमती वीनू गुप्ता 
प्रधान सचिव 
( स्वास्थ्य व परिवार कल्याण ) 


राजस्थान सरकार , 


29 


सिक्किम 


श्री विशाल चौहान 
सचिव ( स्वास्थ्य देखभाल , मानव सेवा 
और परिवार कल्याण ) 


30 


तमिल नाडू 


डॉ . जे . राधा कृषण 
सचिव 
( स्वास्थ्य व परिवार कल्याण ) 


31 


तेलंगाना 


श्रीमती सानथी कुमारी 
प्रधान सचिव 


कमरा सं . 5208, सरकारी सचिवालय , मुख्य भवन , 
जयपुर - 302005, राजस्थान 
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग , 
सिक्किम सरकार , 
ताशिलिंग, गंगटॉक - 737101, सिक्किम 
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग , 
तमिल नाडू सरकार , 
चौथा तल, फोर्ट सेंट जॉर्ज, सचिवालय, चेन्नई – 600009 , 
तमिल नाडू 
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग , 
तेलंगाना सरकार , 
कमरा सं . 359 , डी -ब्लॉक , तेलंगाना सचिवालय , 
हैदराबाद- 500022, तेलंगाना 
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग , 
त्रिपुरा सरकार , 
सचिवालय , नया राजधानी परिसर , पी . ओ.- कुंजबन , 
अगरतला - 799006, त्रिपुरा 
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग , 
उत्तर प्रदेश सरकार , 
5वां तल , कमरा सं . 516, विकास भवन , जनपथ मार्केट , 


22 


त्रिपुरा 


श्री समरजीत भौमिक 
प्रधान सचिव 
( स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ) 


33 


उत्तर प्रदेश 


श्री प्रसान्त त्रिवेदी 
प्रधान सचिव 
( स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3(i)] 


34 


श्री नितेश कुमार झा 
अपर . मुख्य सचिव 
(चिकित्सा , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ) 


FETREAT TTS ,ET IGT, AH3 - 226001, BTR 

प्रदेश 
उत्तराखंड चिकित्सा , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग , उत्तराखंड 

सरकार , 
afalt 4 , Titu TE , FRIGA - 248001, 

उत्तराखंड 
पश्चिम बंगाल | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग , 

पश्चिम बंगाल सरकार , 
Frey HH, TTT UT, at fait, H 29 , 9962 
at,F TAT FR , pls childT- 700091 , 9721H IST 


35 


श्री राजीव सिन्हा 
अपर मुख्य सचिव 
( स्वास्थ्य व परिवार कल्याण ) 


( 947. Ì. 575-28011/2/ 2017- ofidig 3r ] 

डॉ मधु रायकवार , उप महानिदेशक 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 6th September, 2018 
G .S . R . 847 ( E ).- In exercise of the powers conferred by sections 3 and 4 of the Collection of Statistics Act, 2008 
(7 of 2009 ) read with rules 5 and 7 of the Collection of Statistics Rules 2011 , the Central Government in the Ministry of 
Health and Family Welfare (hereinafter referred to as “ the Ministry ) hereby notify that a complete enumeration of all 
public units ( owned or managed or sponsored by Central Government Ministries or Departments or Autonomous bodies 
or Organisations or Public Sector Undertakings or State Governments or Union territories administrations or municipal 
corporations and panchayats ) and private units engaged in any healthcare activities or services of allopathic system of 
medicines, AYUSH and mixed system of practice ( except Yoga , Naturopathy , Acupuncture , Spa and Therapy, Mobile 
Health Clinics, Mobile Hospitals and Health Camps) and units engaged in fairly selling of allopathic and AYUSH system 
of drugs and medicines and healthcare products (hereinafter referred to as the healthcare establishments ), shall be 
undertaken in the whole of India ( except the State of Jammu and Kashmir ), by canvassing basic schedules , namely (i) 
‘ Line listing schedule ’ ; and ( ii) ‘ 10 different schedules of questionnaires and by online filling by the informant of these 
schedules of questionnaires , during the period from date of notification to March 2019 (hereinafter referred to as 
‘National Health Resource Repository Census or ‘NHRR Census ), as per the details mentioned in the Schedule - I of 
this notification . 

2 . The Ministry appoints the persons as also their assignees in office , that is, head of the Central Government 
Ministries or Departments or Autonomous bodies or Organisations or Public Sector Undertakings and State Health 
Secretaries of States or Union territories (except the State of Jammu and Kashmir ), as mentioned in Schedule - II of this 
notification , as Statistics Officers under sub - section ( 1) of section 4 of the said Act, in respect of the geographical units 
mentioned thereof with reference to the aforesaid census purpose . 
3. The head of Central Government Ministries or Departments or Autonomous bodies or Organisation or Public 
Sector Undertakings shall authorise an officer not below the rank of Under Secretary or equivalent for issue of photo 
identity card or letter of authorisation to Field Investigator and Supervisors of any selected consulting agency to be 
engaged in the data collection and verification of information relating to the healthcare establishment in respect of the 
‘NHRR Census furnished by each informant in the jurisdiction of the Statistics Officer . 
4 . The State Health Secretary shall authorise Magistrate or DistrictMagistrate or Collector of each District in their 
State or Union territory to supervise the ‘NHRR Census work and for issuance of photo identity card or letter of 
authorisation to Field Investigators and Supervisors of any selected consulting agency to be engaged in the data collection 
and verification of information relating to the healthcare establishment in respect of ‘NHRR Census furnished by 
each informant in the jurisdiction of the Statistics Officer . 
5 . The ‘NHRR Census ’ shall be conducted either by Canvassing through Tablet App or by ‘Online Registration 
through Web -portal or both , as the case may be , as per the details mentioned at point “ 3 in the Schedule - I. 
6 . All the persons engaged in any activity in respect of the ‘NHRR Census are governed by the provisions under 
the Collection of Statistics Act, 2008 ( 7 of 2009 ) and the Collection of Statistics Rules, 2011. 


[ TT II - 


05 3 ( i) 7 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


SCHEDULE - I 


1. Subject and purpose for collection of Statistics: - ‘NHRR Census is a process of complete enumeration of all 
healthcare establishments . During the said Census, all healthcare establishments both public and private (except those 
healthcare establishments engaged in the practice of Ayurveda , Yoga , Naturopathy, Acupuncture , Spa and Therapy and 
Mobile Health Clinics, Mobile Hospitals and Health Camps), pharmacies and individual doctors existing on the day of 
visit , in the entire country , irrespective of their location , size, employment or turnover, whether registered or not would be 
covered . Data in respect of all such healthcare establishments relating to type of establishment, type of ownership , 
location , manpower, equipment, general/ specialized support services, registration number, mobile number , e-mail, geo 
coordinates , and such other details would be collected . 
The purpose of the ‘NHRR Census is as under: 
(a ) Promote evidence based planning and decision making in healthcare sector through provision of comprehensive 

data on healthcare resources (both public and private sector) in the country. 
(b ) Provide visibility of private sector healthcare resources to facilitate public /private partnership initiatives for 

improved access and availability of health services. 
(c) Provide technology based solutions to improve efficiency of health systems by improving planning, provisioning 

of healthcare resources. 
(d ) Improve informed decision making and community awareness by allowing access to holistic information on 

healthcare resources. 
(e ) Promote meaningful use of data collection and exchange services for better healthcare management by providing 

a common platform for sharing information . 
(f) Promote convergence between similar programmes by providing interoperability . 
( g) Enhance effectiveness of programme planning and implementation at Centre, State and district level by 

providing updated healthcare resource status . 
(h ) Provide a platform for managing emergencies effectively by providing information on all the healthcare 

resources (public and private ) in the designated geography. 
(i) Furnish standardised data , distribution of resources and trends on the global platform using regularly updated 

health status indicators . 
2 . Geographical area for collection of Statistics : - National Health Resource Repository Census would be 
conducted in all States and Union territories excepting the State of Jammu and Kashmir . 
3. Method of Data Collection : - Following two methods of data collection shall be adopted in the NHRR Census : 

(a ) Canvassing through Tablet App 

(b ) Online Registration through Web -portal 
Both the methods of data collection shall run concurrently during the entire process of data collection . 
(a ) Canvassing through Tablet App : - Data will be collected by canvassing of pre -designed basic schedules, 
namely (i) ‘Line listing schedule ’; and (ii) “ 10 different schedules of questionnaires (as per the type of public or private 
healthcare units) by field investigator and supervisor through oral enquiry or interview from the informant such as owner 
or manager or any other authorised person , as the case may be, by visiting each healthcare establishment, which exist on 
the day of enumeration . 

Tablet App is an electronic device installed with online data collection application . The data collection application is 
designed and developed by the National Remote Sensing Corporation (NRSC ). 

In order to reach each and every healthcare establishment for NHRR Census, Enumeration Block Layout Maps 
prepared by Registrar General of India will be used . The healthcare establishments will be traced using these Layout 
Maps of each ward in urban area and each village in rural area in the following manners, namely : - 

In the first phase , all the healthcare establishments under NHRR Census will be listed existing on the day of visit , 
through Tablet App , as per the details required for Line listing schedule such as name and address , contact 
details , geo - coordinate , photograph and type of healthcare establishments . 
In the second phase , all the healthcare establishments qualified for the ‘NHRR Census will further be 
enumerated through Tablet App as per the details required for 10 different schedules to be canvassed depending 
upon the type of healthcare establishment, as the case may be , namely : - 


(i) 


( ii ) 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i)] 


(i) Schedule 01 - Health Sub Centre; ( ii ) Schedule 02 - Primary Health Centre or Urban Primary Health Centre ; 
( iii ) Schedule 03 - Community Health Centre or Urban CHC ; (iv ) Schedule 04 - Sub -divisional Hospital and District 
Hospital; (v ) Schedule 05 - Medical College Hospital or Super Specialty Hospital or Private Hospitals; (vi) Schedule 
06 - Clinic or Polyclinic or Day care centre or Dispensary; ( vii) Schedule 07 - Diagnostic Lab (Pathology and Radiology ); 
(viii ) Schedule 08 - Blood Bank ; (ix ) Schedule 09 - Pharmacy ; and (x ) Schedule 10 - Doctor. 
(b ) Online Registration through Web - portal : - The Government has also designed and developed a web - portal for 
online registration by the Informants themselves. The schedules of questionnaires relevant to the type of healthcare 
establishments specified in Schedule - I item 3 (a ) (ii) are available in the web - portal. Informantmay also fill -up the data 
relevant to type of healthcare establishment (s) through online registration web -portal with (https ://nhrr .ncog. gov . in ) link . 
4 . Nature of Informants from whom data may be collected : - In both of themethods of data collection , the head of 
healthcare establishment such as owner or manager or any person authorised shall furnish the information , as the case 
may be. 
5 . Period during which collection of Statistics may be completed : - The period of data collection or registration 
under NHRR Census shall be from the date of notification to 31st March , 2019 . 
6 . Reference Period : -Reference period for items of information would more or less correspond to the census period 
only , as information on the operational parameter, such as healthcare activity / type of facility , ownership , manpower , 
physical infrastructure , equipment, general or specialized or support services, and such other details would pertain to the 
ground truth found as on 15 April , 2018 . 
7 . Nature of Information to be collected : - The details of data to be collected either through canvassing of schedules 
of questionnaires or through online registration would include the following : 
(a ) Basic details of healthcare establishment such as, geographic location , working hours , measures to ensure 

24 hour electricity supply , source of water supply & storage , license /registration , and such other details; 
(b ) Details of physical infrastructure with respect to land & building , number of beds, quarters, transportation , 

disposal of medical waste , sanitation and other miscellaneous items; 
(c) Availability of department-wise medical/diagnostic & other support services, etc.; 
(d ) Status of various National Communicable and Non -Communicable Diseases Control Programmes; 
(e) Status of manpower with respect to medical, non -medical and others ; 
(f) Status of equipment with respect to each department whether functional or not; 
(g) Quality Control with respect to Citizen Charter, Suggestion /Complaint Box , Type of Accreditation /Certification ; 
(h ) Technology with respect to eHMIS , Code Classification of Diseases (ICD - 10/ICF) and infrastructure , etc .; 

(i) Details of specialised individual doctors. 
8 . Language in which information is to be furnished by informant: - Every informantmay reply in the regional 
language of the area as the interviewer will be from the same region . In case of registration through web -portal, informant 
shall fill the information only in English . 
9 . Obligation of informant: - In both the method of data collection , every informant shall furnish full and correct facts 
or figures as required in the schedules of questionnaires relevant to the healthcare establishment of the NHRR Census, to 
the best of his or her knowledge or understanding , without any bias or prejudice . 
10 . Nature of business records and other records which may be inspected : - Possible business records of a healthcare 
establishment which could be inspected may relate to type of ownership , documents of incorporation of the healthcare 
establishment or its registration under any Act, type of accreditation , license , and such other relevant records or 
documents in order to ascertain the exactness or precision of the information furnished . 
11. The manner of inspection : - The Statistics Officer or Charge Officer or Supervisor or Manager may verify the 
correctness or completeness of any information furnished by the healthcare establishment and the individual doctor by 
cross checking the “ filled in relevant information on the spot and seek confirmation or clarification from the concerned 
person authorised in this regard or through seeing the appropriate documents made available to him , on request. 
12 . Disclosure of information and restrictions of use : - The Statistics Officer or any person or agencies authorised by 
him shall ensure security of the information furnished and the disclosure of such information shall be subject to the 
restrictions specified under sections 9 , 10 , 11, 13 and 14 of the Collection of Statistics Act, 2008 during the period of 
collection of statistics provided in the contract and even after the termination or completion of the contract, as the case 
may be. 


HTT II - 


05 3 ( i) 7 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


11 


SCHEDULE - II 
A . List of head of Central GovernmentMinistries or Departments 
Sl. No. Name & Designation of Statistics Jurisdiction Address 
Officer 

(Ministry ) 
Shri Sanjay Mitra, IAS 

Defence 

101 , South Block , New Delhi 
Secretary 
Shri Ranjnesh Sahai 

Railways 

Rail Bhawan , Raisina Road , 
Secretary 

New Delhi 
Shri Rajiv Gauba, IAS 

Home Affairs North Block , Cabinet Secretariat, Raisina Hill, 
Secretary 

New Delhi 
Shri Heralal Samariya , IAS 

Labour & 

Sharmshakti Bhawan , 
Secretary 

Employment Rafi Marg, New Delhi- 110001 


B . 


List of State Health Secretaries of the States or UTs 


Sl . No. Name & Designation of Statistics 

Officer 
Smt. Poonam Malakondaiah 
Principal Secretary & Spl. Chief 
Secretary 


2 


Shri K . R . Meena 
Principal Secretary (Health ) 


3 


Shri Ashish Chandra Verma 
Commissioner (H & FW ) 


Jurisdiction Address 
(State/UT) 
|Andhra Pradesh D /o Health Medical and Family Welfare , Govt. of 

|Andhra Pradesh , 
15th Block , Ground Floor, Room No. 157 , A .P . 
Secretariat, Velagapudi, Amaravathi - 522503 

Andhra Pradesh 
Andaman & D /o Health & Family Welfare , 
Nicobar Island Andaman & Nicobar Administration , 

Secretariat, Port Blair - 744101 

Andaman & Nicobar Island 
Arunachal Pradesh D /o Health Medical and Family , 

Govt. of Arunachal Pradesh , 
Civil Secretariat building Block No.- 2 Unit 
No.-5 , 3rd Floor, District Papumpare, 

Ita Nagar- 791111 Arunachal Pradesh 
Assam 

D /o Health & Family Welfare , 
Govt. of Assam , 
C .M Block 3rd Floor, Assam Secretariat, Dispur, 

Guwahati- 781006 , Assam 
Bihar 

D /o Health & Family Welfare , 
Govt. of Bihar 
Vikas Bhawan , New Secretariat, 

Patna - 800 015 , Bihar 
Chandigarh UT Secretariat , Deluxe Building , 

Sector - 9 , Chandigarh - 160017 


4 


Shri Samir Kumar Sinha 
Commissioner & Secretary ( H & FW ) 


5 


Shri Sanjay Kumar 
Principal Secretary (Health & FW ) 


|Arun Kumar Gupta 
Home Secretary -cum -Secretary 
(Health & Family Welfare ) 
Ms. Niharika Basik Singh 
Principal Secretary, 


Chhattisgarh 


8 


Dr. Sajjan Singh Yadav 
Secretary HFW , 


Dadar & Nagar 
Haveli 


D /o Health & Family Welfare , 
Govt. of Chhattisgarh , 
R . N . S4 - 18 , Mahanadi Bhawan Mantralaya , New 
Raipur, 
Chhattisgarh - 492002 
Secretariat UT, 
Silvassa – 396230 , 
Dadar & Nagar Haveli 
O /o the Adviser to Administrator Daman & Diu 
Administration , 1$ Floor Secretariat Moti daman 
396220 
Daman & Diu 
D /o Health & Family Welfare , 
Govt. of NCT of Delhi, 
Room No: 907 , A Wing, 


9 


Daman & Diu 


Dr. Sajjan Singh Yadav 
Secretary HFW , 


10 


Delhi 


Shri Sanjeev Khirwa 
Secretary (Health & FW ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


11 


Goa 


Shri J. Ashok Kumar 
Secretary (Health & FW ) 


12 


Dr. Jayanti S . Ravi 
Principal Secretary 
(Public Health & Family Welfare ) & 
Commissioner (Health ) 
Shri Roop Ram Jowel 
Principal Secretary ( H & FW ) 


13 


14 


Shri B . K . Agarwal 
Principal Secretary 
(Home & Health & FW & Medical 
Education ) 
Ms. Nidhi Khare 
Addl. Chief Secretary (Health ) 


15 


16 


Shri Jawaid Akhtar 
Principal Secretary ( H & FW ) 


17 


Dr. Rajeev Sadanandan 
Addl. Chief Secretary (Health ) 


9th Level, Delhi Secretariat , 
I. P . Estate , New Delhi - 110002 
D /o Health & FW , Govt. of Goa , 
Secretariat, Porvorim , 

Goa - 403521 
Gujarat 

Public Health & Family Welfare , 
Govt . of Gujarat, 
Block No.7 8th Floor New Sachiwalay 

Gandhinagar- 382010 , Gujarat 
Haryana 

D /o Health & Family Welfare , 
Govt. of Haryana , 
R .No. 102 , 1st Floor, 
New Haryana Secretariat Building , 

Sec - 17 , Chandigarh - 160017 
Himachal Pradesh D /o Health & Family Welfare , 

Govt. of Himachal Pradesh , 
H . P . Secretariat, Room No.623 ARMHDALE 

Building, Shimla 171002 , Himachal Pradesh 
Jharkhand 

D /o Health & Family Welfare , 
Govt . of Jharkhand , 
Nepal House, Doranda, 

Ranchi- 834002, Jharkhand 
Karnataka D /o Health and Family Welfare , 

Govt. of Karnataka, 
R . No. 105 , 1st Floor, Vikas Souda , 

Bangalore -560001, Karnataka 
Kerala 

D /o Health & Family Welfare , 
Govt. of Kerala , 
R . No. 656 , South Block , 3rd Floor Government 
Secretariat Building , Thiruvananthapuram 

695001, Kerala 
Lakshadweep UT of Lakshadweep , 

Kavaratti – 682555 , Lakshadweep 
Madhya Pradesh D /o Health & Family Welfare, 

Govt. of Madhya Pradesh , 
Room No . 241, Mantralaya (Vallabh Bhawan ), 

Arera Hills, Bhopal-462004, Madhya Pradesh 
Maharashtra Public Health & Family Welfare , Govt. of 

Maharashtra , 
10th Floor, B Wing, GT Hospital Complex , 
Building Mumbai – 400001 , 

Maharashtra 
Manipur 

D /o Health & Family Welfare , 
Govt. of Manipur, 

Manipur Secretariat , Imphal-795001 
Meghalaya D /o Health & Family Welfare , 

Govt. of Meghalaya , 
R . N . 328 , Main Secretariat Building , 

Shillong - 793 001, Meghalaya 
Mizoram 

D /o Health & Family Welfare , 
Govt. ofMizoram , 
R . No. 205 , Mizoram New Secretariat, Aizawl 

796001, Mizoram 
Nagaland 

D /o Health & Family Welfare , 
Govt. of Nagaland, 
Nagaland Civil Secretariat Kohima- 797001 , 

Nagaland 
Odisha 

D /o Health & Family Welfare , 
Government of Odisha , 


18 


Shri Vivek Pandey 
Secretary (Health ) 
Mrs .Gauri Singh 
Principal Secretary (Health & FW ) 


19 


20 


Dr. Pradeep Kumar Vyas 
Addl. Chief Secretary 
( Public Health & Family Welfare ) 


21 


Shri Vumlunmang Vualnam 
Commissioner (Health & FW ) 


22 


Shri P . W . Ingty 
Addl. Chief Secretary (Health & Family 
Welfare ) 


23 


Shri L . Fanai 
Commissioner & Secretary (Health & 
FW ) 


24 Shri I. Himato Zhimomi 

Commissioner & Secretary 


25 Dr.Parmod Kumar Meherda 

Principal Secretary (Health & FW ) 


[ HTT II - au 


3 (i) 1 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


13 


26 


Puducherry 


Shri Vijendra Singh Rawat 
Secretary (Health ) 


27 


Punjab 


Shri Satish Chandra 
Principal Secretary (Health & FW ) 


28 


Rajasthan 


Mrs. Veenu Gupta 
Principal Secretary (Health & FW ) 


29 


Sikkim 


Shri Vishal Chauhan 
Secretary (Health Care , Human Services 
& Family Welfare ) 
Dr. J. Radha Krishnan 
Secretary (Health & FW ) 


30 


Tamil Nadu 


Secretariat Building, 
Bhubaneshwar - 751 001 , Odisha 
Chief Secretariat, 
Govt. of Puducherry 
Puducherry – 605 001 
D /o Health & Family Welfare 
Govt. of Punjab , 
R . No. 510, 5th Floor, Mini Secretariat Punjab , 
Sector 9 , Chandigarh - 160009 , Punjab 
D /o Health & Family Welfare , 
Govt. of Rajasthan , 
R . No. 5208 , Govt. Secretariat, 
main building , Jaipur- 302005 , Rajasthan 
D /o Health & Family Welfare , 
Govt. of Sikkim , 
Tashiling, Gangtok - 737101, Sikkim 
D /o Health & Family Welfare , 
Govt. of Tamil Nadu , 
4th Floor, Fort St. George , 
Secretariat, Chennai - 600009 , 
Tamil Nadu 
D /o Health and Family Welfare, 
Govt. of Telangana , 
Room No. 359 D -Block , Telangana Secretariat, 
Hyderabad - 500022 . 
D /o Health & Family Welfare , 
Govt. of Tripura , Secretariat, New Capital 
Complex , P . O - Kunjban , Agartala -799006 , 
Tripura 
D /o Health & Family Welfare , 
Govt . of Uttar Pradesh , 5th floor, R . No. 516 , 
Vikas Bhawan , Janpath Market, Hazrat Ganj, 
Lucknow - 226 001, Uttar Pradesh 
Dlo Medical, Health & FW , Govt. of Uttarakhand , 
Secretariat 4 B , Subhash Road , Dehradoon 
248001, Uttarakhand 
D /o Health & Family Welfare 
Govt. of West Bengal , 
Swasthya Bhawan , 4th Floor, B Wing, GN - 29 , 
Sector - V , 
Bidhan Nagar, 
Kolkata - 700091, West Bengal. 


31 


Telangana 


Smt. Santhi Kumari 
Principal Secretary 


32 


Tripura 


Shri Samarjit Bhowmik 
Principal Secretary (Health & FW ) 


33 


Uttar Pradesh 


Shri Prasant Trivedi 
Principal Secretary (Health & FW ) 


34 


Uttarakhand 


Shri Nitesh Kumar Jha 
Addl. Chief Secretary (Medical, Health 
& FW ) 
Shri Rajiva Sinha 
Addl. Chief Secretary ( H & FW ) 


35 


West Bengal 


[F . No. Z - 28011/2 /2017 -CBHI] 
Dr.MADHU RAIKWAR , Dy. Director General , 


dan 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 

ALOK 


cantidad de los ingresos ALOK 


og 


Digitally signed by 
ALOK KUMAR 
Date : 2018 .09 . 12 
15 :31 :05 + 05 30 


store on 


KUMAR 


